निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 219 ) पटना , मंगलवार 12 फरवरी 2019 


सं० 1 / स्था0 (1) 703 / 2010 - 457 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

6 फरवरी 2019 
विषय : - संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं 

समकक्ष) के मानदेय रू0 29, 500 / (उन्नतीस हजार पाँच सौ ) से बढ़ाकर रू0 65, 000 / - ( पैसठ 

हजार ) प्रतिमाह करने की स्वीकृति के संबंध में । 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के 
पद पर संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों को विभागीय आदेश ज्ञापांक - 859 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा 
दिनांक 01.01. 2016 के प्रभाव से रू0 29,500 / - ( उन्नतीस हजार पाँच सौ ) प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान की स्वीकृति 
प्रदान की गई थी । 

2. पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की घोर कमी के कारण जनहित / कार्यहित में संविदा के आधार पर नियोजित 
पशु चिकित्सकों की संविदा अवधि विस्तार की गयी है । 

3. राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमित पदाधिकारियों / कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ दिया 
जा चुका है । सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा 
पदाधिकारी एवं समकक्ष) के भी मानदेय वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गयी । 

4. सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या - 12534 दिनांक 17.09.2018 के परिशिष्ठ – क 2 ( ख) एवं विभागीय 
संकल्प संख्या - 2401 दिनांक 18 .07 .2007 की कंडिका - 2 (4) के आलोक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 फरवरी 2019 


गये निर्णय के उपरांत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों (भ्रमणशील पशु चिकित्सा 
पदाधिकारी एवं समकक्ष) के मानदेय की राशि रू0 29, 500 / - ( उन्नतीस हजार पाँच सौ) से बढ़ाकर रू0 65 ,000 / - (पैसठ 
हजार रूपये ) प्रतिमाह आदेश निर्गत की तिथि से करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है । 

आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 219- 571 +500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


